SHANT 


CRIMA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 ज्येष्ठ , 1940 ( श०) 


संख्या- 535 


राँची, शुक्रवार 


25 मई , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
15 मई , 2018 


संख्या - 4/नि० सं०- 12- 302/ 2014 का .- 3202-- वित्त विभाग के संकल्प सं०-551 दिनांक 
1 मार्च, 2007 तथा 907 दिनांक 1 जुलाई , 2010 के आलोक में श्रीमती प्रीति सिन्हा, झा०प्र०से० 
( तृतीय बैच , गृह जिला- राँची), अंचल अधिकारी , कामडारा , गुमला द्वारा उपभोग किये गये दिनांक 
8 मार्च, 2016 से 23 अगस्त , 2016 ( 169 दिन ) तक के अवकाश को मातृत्व अवकाश के रूप में 
स्वीकृत किया जाता है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 535 -- 50 


